रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


ससमेनजगने 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , दिसम्बर 10 , 2015 / अग्रहायण 19 , 1937 
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10 , 2015 /AGRAHAYANA 19, 1937 


सं. 399 ] 
No . 399 ] 


भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 10 दिसम्बर , 2015 


( चार्टर्ड अकाउंटेंट ) 


____ सं . 54- ईएल(1 )/ 13/ 2015. — अधिसूचना सं 54- ईएल ( 1)/2/ 2015 तारीख 3 सितंबर , 2015 के द्वारा तारीख 16 दिसंबर , 
2015 से तारीख 8 जनवरी , 2016 की तारीखों को मतगणना की तारीखों और 11 जनवरी , 2016 को परिणाम की घोषणा की तारीख के 
रूप में अधिसूचित किया गया था और चेन्नई तथा दक्षिणी क्षेत्र के अन्य भागों में लगातार घनघोर वर्षा और पारिणामिक बाढ़ के कारण , 
तारीख 7 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना सं . 54-ईएल ( 1)/12/ 2015 के द्वारा दक्षिणी क्षेत्र के कतिपय मतदान बूथों में मतदान को 18 और 
19 दिसंबर , 2015 तक आस्थगित कर दिया गया था । मतदान की तारीखों के आस्थगन के कारण , कार्यालय के लिए दक्षिणी क्षेत्र के 
कतिपय अवस्थानों पर मतगणना और मतदान के कार्यों के संचालन की एकसाथ मानीटरी करना कठिन होगा । 


अत:, अब , उपरोक्त अनिवार्य कारणों को ध्यान में रखते हुए और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 134 के 
उपविनियम (10 ) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन ) नियम , 2006 के नियम 4 के उपनियम ( 3) के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , संस्थान की तेइसवीं परिषद् और बाइसवीं प्रादेशिक परिषदों के निर्वाचन के अभ्यर्थियों की साधारण 
जानकारी के लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित तारीखों को अधिसूचित किया जाता है :-- 
1. मतों की गणना की तारीखें : 20. 12. 2015 से 12.01. 2016 
2. परिणामों की घोषणा की तारीख : 15.01. 2016 * ( अद्यतन ) 
*निर्वाचन विवाद आवेदन फाइल करने के लिए परिसीमा की अवधि का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाने वाली 
तारीख वह होगी , जिसको अंतत : परिणामों की घोषणा को राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है । 


वी . सागर , रिटर्निंग आफिसर और सचिव 


विज्ञापन - III/ 4/ असा ./ 104 / 15( 288)] 


5178 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC. 4 ] 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA 

NOTIFICATION 
New Delhi, 10th December, 2015 

(Chartered Accountants) 
No . 54 - EL (1)/13/2015 . — Whereas vide Notification No . 54 -EL ( 1)/2 / 2015 dated 3rd September, 2015, 16th 
December, 2015 to 8th January , 2016 were notified as the dates of counting of votes and 11th January , 2016 for 
declaration of result. And whereas, due to incessant rains and consequent flooding in Chennai and other parts of the 
Southern Region , the polling was postponed to 18th and 19th December, 2015 in certain polling booths in Southern 
Region vide Notification No. 54 - EL ( 1 )/ 12 /2015 dated 7th December, 2015 . Arising out of postponement of dates of 
polling , it would be difficult for the office to monitor and conduct the tasks of counting of votes and polling in certain 
locations in Southern Region simultaneously . 

Now therefore , in view of above compelling reason and in exercise of powers conferred under sub - rule ( 3 ) of 
rule 4 of the Chartered Accountants (Election to the Council ) Rules, 2006 , read with sub -regulation (10 ) of regulation 
134 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 , the following revised dates are hereby notified for general 
information of the candidates for election to the twenty third Council and twenty second Regional Councils of the 
Institute: 
1. Dates of counting of votes 

: 20 . 12 . 2015 to 12 .01. 2016 
2 . The date of declaration of results : 15 .1.2016 * ( latest) 
* The date to be reckoned for the purpose of determining the limitation period for filing election dispute 
application shall be the date on which the declaration of results is eventually notified in the Gazette of India . 

V SAGAR , Returning Officer and Secy . 

[ADVT.- III/4 /Exty./104 /15 (288 )] 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


